PARDA 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


HI 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 19 


सं . 149] 
No. 1491 


NEW 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 26 , 2012 / आषाढ़ 5 , 1934 . 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26 , 2012/ASADHA 5 , 1934 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली, 26 जून , 2012 


सं. 7 ( आर ई - 2012 )/ 2009 - 2014 


विषय : विदेश व्यापार नीति , 2009- 2014 के अध्याय 3 की विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना ( वीकेजीयूवाई ) तथा फोकस 

उत्पाद स्कीम ( एफपीएस ), प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) के परिशिष्ट 37क और परिशिष्ट अध में संशोधन । 


फा . सं. 01 / 61 / 180 / 0047 / एएम 13 / पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) ( परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र ) 2009 -2014 के परिशिष्ट 
37क तथा 37घ में एक " टिप्पणी " जोड़ते हैं । 


5 जून , 2012 से किए गए निर्यातों के लिए तालिका 1 तथा तालिका 2 के नीचे प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1 ) ( परिशिष्ट एवं आयात 
निर्यात प्रपत्र ) के परिशिष्ट 37क में और तालिका 1 तथा तालिका 2 के नीचे प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) ( परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र ) के 
परिशिष्ट 37घ में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गई है : 


"टिप्पणी : अरूणाचल प्रदेश, असम , मणिपुर , मेघालय , मिजोरम , नागालैण्ड , त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों में स्थित किसी भी भू सीमा - शुल्क 

स्थलों ( एलसीएस ) के जरिए उपरोक्त तालिका 1 तथा तालिका 2 में सूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात पोत पर्यान्त निःशुल्क मूल्य के 
1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ड्यूटी क्रैडिट स्क्रिप के पात्र होंगे । " 


2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के सभी भू सीमा - शुल्क स्थलों के जरिए किए जाने वाले 
विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात 1 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे । 


अनुप के. पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


2324 GI/ 2012 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC. 1] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 26th June , 2012 

No. 7 (RE- 2012 )/2009 -2014 
Subject : Amendments in the Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (VKGUY) and Focus Products Scheme ( FPS ) 

of Chapter 3 of Foreign Trade Policy , 2009 -2014 - Appendix 37A and Appendix 37D of Handbook of 
Procedures (Vol. I). 

F . No. 01/61/ 180 /0047 /AM 13 /PC -3 . In exercise of the powers conferred under Paragraph 2 .4 of the Foreign 
Trade Policy , 2009 - 2014 , the Director General of Foreign Trade hereby adds a “ Note " in Appendices 37A and 37D of the 
Handbook ofProcedures ( Vol. I) ( Appendices and Aayat NiryatForms) 2009 - 2014 . 

The following Note is added in Appendix 37A ofHandbook of Procedures ( Vol. I) ( Appendices and Aayat Niryat 
Forms) below Table 1 & Table 2 and in Appendix 37D of Handbook of Procedures ( Vol. I) (Appendices and Aayat Niryat 
Forms) below Table I & Table 2 for export made with effect from 5th June, 2012 : 
“ Note : Export of product listed in Table 1 & Table 2 above through any of the Land Custom Stations ( LCSs) situated in the 

States of Arunachal Pradesh ,Assam ,Manipur, Meghalaya ,Mizoram , Nagaland , Tripura and Sikkim shall be entitled 
for additional Duty Credit Script @ 1 % of FOB value." 

2. Effect of this Public Notice : Export of the specified products through all Land Custom Stations of North 
Eastern Region and Sikkim are entitled for additional 1 % Duty Credit Scrip . 

ANUP K . PUJARI, DirectorGeneralof Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


